रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 / 99 


- - 


REGD NO . D. L - 33004/99 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24 , 2001 / भाद्र 2 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 24 , 2001/BHADRA 2 , 1923 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


सं , 422 ] 


No. 422 ] 


.... - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


1 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 602( अ ). .... ओषधि और प्रसाधन नियम , 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्रीनियम, 1940 ( 1940 का 23 ) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है , उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत 
के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , 45 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया 
जाएगा; 

आक्षेप या सुझाय, यदि कोई हो, सचिष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,निर्माण भवन , नई दिल्ली- 110011 को भेजे 
जा सकते हैं ; 

किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्वकिसी व्यक्ति से प्राप्त होते 
हैं , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

प्रारूपनियम 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औपधि और प्रसाधन सामग्री ( संशोधन ) नियम , 2001 है । 
___ ( 2 ) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 की अनुसूची त में , एंटीबायोटिक्स शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 75 में , 

विद्यमान प्रविष्टि 75 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 


3 


रिफामपीसिन कैप्सूल्स 


किसी ठंडे स्थान में " 
[ फा . मं. एक्स- 11014/5/2001- डीएमएस एंड पीएफए ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


[PART II — Sk , 3 (1)] 


- 


- 


- 


- 


- 


UG Cut : 6firgh FPESTE 13797 # SREERT O 28 - 10 /45 - Te ( 1 ) RIO 21 - 12 - 1945 RIYignet for et zit 

37 HYP HI. 1.F . 242 ( E ) I 3 - 4 - 01 GRT 2 TRTI 1 - 5 - 1979 705 Eerdie if W E Anh 
नियम, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ( स्वास्थ्य विभाग ) के प्रकाशन में अंसर्विष्ट है जिसमें औपधि और प्रसाधन सामग्री 
3fef19 , 1940 ( 49 4 - 61 ) 4 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August, 2001 
G .S . R . 602( E ) - The following draft of certain rulcs further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 ,which 
the Central Government proposes to makc, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board , in exercise of the 
powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940 ), is hereby published as 
required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that 
the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty -five days from the date on which the 
copies of the Official Gazcute in which this notification is published , are made available to the public ; 

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare 
Governmentof India , Nirman Bhavan , New Delih -110011; 

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before 
the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the CentralGovernment, 

DRAFT RULES 
1. (i) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) rules, 2001. 

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in thc Official Gazette. 
2. In thc Drugs and Cosmetics Rules, 1945 in Schedule P under the heading ANTIBIOTICS , in S. No. 75 , 

for the existing entry 75 the following shall be substituted , namely : 


2 


" 75 . 


Rifampicin Capsules 


36 


In a cool place" 


F . No. X - 11014 /5 /2001-DMS & PFA ) 

DEEPAK GUPTA , Jt. Secy. 
Foot Note : The Principal Rules were published in the officialGazette vide notification No. F. 28 - 10 /45 -H ( 1) datcd 21- 12 - 1945 

and last amendment vide GSR 242 (E ) dated 3 -4 - 2001. The Drugs and Cosinctics Rules, 1945 as amended up to 
1 -5 - 1979 is contained in thc publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Departmentof Health ) 
containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (PDGHS-61). 


Printed by tlio Manager , Govt. of India Press, Ring Rosu , Mayapuri, Now Delhi- 110064 


